सत्यमेव जयते 


THE 
JHARKHAND GAZETTE 

EXTRAORDINARY 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No . 486 


22 aashadh, 1938 ( S ) 
___ Ranchi, Thursday , 13th July , 2017 


महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 


संकल्प 
12 जुलाई , 2017 


विषय :- झारखण्ड राज्य प्ले स्कूल (विनियमन एवं नियंत्रण ) नियमावली - 2017 (Jharkhand 

___ State Play School Regulation and Control Rule- 2017) की स्वीकृति । 

संख्या - 05/ म० व०/ प्ले स्कूल - 03/ 2015 - 3028-- राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 
20 जून , 2017 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-04 में लिए गए निर्णय के आलोक में 
झारखण्ड राज्य प्ले स्कूल (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली - 2017 ( Jharkhand State Play 
School Regulation and Control) Rule-2017 का गठन किया जाता है , जिसकी अधिसूचना की 
प्रति इसके साथ संलग्न है । 

___ . 2 यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना/ संकल्प प्रकाशित होने की 
तिथि से झारखण्ड राज्य में प्रभावी/ लागू होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनुलग्नकः- यथोक्त | 


मुखमीत सिंह भाटिया , 

प्रधान सचिव 


Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press , Doranda, Ranchi. 

Jharkhand Gazette ( Extraordinary ) 486 -- 50 . 


